रजिस्ट्री सं॰ डी एल -33001 / 99 


REGD. NO. D. L.- 33001 /99 


सत्यपाजपते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


47TLELET 

: : 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 19 ] 
No. 19 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 15 , 2001 / भाद्र 24 , 1929 
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24, 1923 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Páging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड 4 
PART II — Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


notifies the following office of Indian Air Force , 80 % staff 
whereof have acquired working knowledge of Hindi : 
No. 5F BSU 

[ No. 1(1y2000 - D ( OL - 1)] 

R . P . BAGAI, Jt. Secy. 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2001 
का . नि . आ . 150. – केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10 के 
उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में भारतीय वायुसेना के निम्नलिखित 
कार्यालय को , जिसके 80 % कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान 
प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है : 
नं. 5 एफ बी एस यू 

[ सं.1 (1 )/ 2000 -रक्षा ( रा . भा . - 1) ] 

आर. पी. बगाई , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF DESENCE 

New Delhi, the 18th August , 2001 
S. R. O. 150 .- -.In pursuance of Sub- Rule ( 4) of the 
Rule 10 of the Official Languages (Use for official purpose 
of the Union ) Rules, 1976 , the Central Governmenthereby 


नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2001 

का. नि . आ . 151 .- केन्द्रीय सरकाररक्षा संकर्म अधिनियम, 
1903 की धारा 2 के खण्ड ( घ ) और धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 
894/ 96 , 1753 / 97 और 1532/2000 के मामले में क्रमशः तारीख 
9 -11 - 2000 और 4 - 12- 2000 को दिए गएनिर्णयों तथा उच्चतम न्यायालय 
द्वारा विशेष इजाजत याचिका ( सी ) संख्या 4346 / 2001 , 6311 / 2001 
और 4143/ 2001 के मामले में क्रमशः दिनांक 23 - 3 - 2001 , 
24 -4 - 2001 और 12 -7 - 2001 को पारित किए गए निर्णयों के अनुसरण 
में , श्री अजिंक्य पड़वाल , उप प्रभागीय अधिकारी , पुणे को कलक्टर 


2744 0 / 2001 


(555 ) 


556 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24 , 1923 


[ PART II _ SEC. 4 ] 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले. कर्नल ए. के . सक्सेना को छावनी 
बोर्ड, जबलपुर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर ए. 
कुट्टी के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका 


के रूप में कार्य करने और पुणे जिले में खड़की में स्थित गोलाबारूद 
कारखाना और उच्च विस्फोटक कारखाना के नियंत्रणाधीम दिषी मैगजीन 
के आसपास के प्रभाषित व्यक्तियों/ भू - धारियों के दावे सुनने और उनका 
निपटारा करने के लिए नियुक्त करती है । 

[ सं. 8/4 /2001/ 1/ रक्षा (निर्माणी- II ) ] 

बी. के . मल्होत्रा, अवर सचिव 
New Delhi , the 30th August, 2001 
S . R . O . 151. — In exercise of the powers conferred 
by clause (f ) of section 2 and section 12 of the Works of 
Defence Act, 1903 and in pursuance of the High Court , 
Mumbai judginents dt. 09 - 11- 2000 and 04 - 12 - 2000 passed 
in Writ Petition Nos. 894 /96, 1753 /97 and 1532 /2000 
respectively and Supreme Court of India judgments dt. 
23- 03 - 2001, 24- 04 - 2001 and 12 -07 - 2001passed in SLPS ( C ) 
Nos. 4346/ 2001, 6311/2001 and 4143 / 2001 respectively ,the 
CentralGovernment hereby appoints Shri Ajinkya Padval , 
Sub Divisional Officer, Pune, to act as “ Collector" and to 
hear and settle the claims of the affected persons / 
landholders around Dighi Magazine under the control of 
Ammunition Factory and High Explosive Factory, situated 
at Khadki, Pune District. 

__ [ No. 8/4/ 2001/ID ( FY -II)] 

B. K. MALHOTRA, Under Secy. 

नई दिल्ली , 24 अगस्त, 2001 
का . नि . आ . 152. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग -इन 
चीफ , मध्य कमान द्वारा मेजर ए. कुट्टी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए 
जाने के कारण छावनी बोर्ड, जबलपुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो 
गया है । 
[ फा. सं. 19 / 48 / जबलपुर/ सी/ डीई/2001/3873 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर . मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 24th August, 2001 
S. R. O . 152. - In pursuance of Sub - section ( 7 ) 
of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) 
the Central Governmenthereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Jabalpur by reason of the acceptance by the 
General Officer Commanding- in - Chief , Central Command 
of the resignation of Major A . Kutty . 
[ F. No . 19/ 48/ Jabalpur / C/DE/2001/ 3873/ D ( Q & C)] 

___ D. R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2001 
का . नि . आ . 153. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, जबलपुर ने उक्त 
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( प ) में प्रदत्त 


[ फा. सं. 19148/ जबलपुर/ सी/ डीई / 2001/ 3873/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर . मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 24th August, 2001 
S. R. O . 153. ---In pursuance of Sub -section ( 7 ) 
of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifies that Lt. Col. 
A . K . Saxena has been nominated as a member of 
Cantonment Board , Jabalpur by Station Commander 
Jabalpur in exercise of the powers conferred under 
clause ( e ) of Sub - Section (3 ) of Section 13 of that Act 
vice Major A . Kutty whose resignation has been accepted . 
[ F No. 19/ 48/ Jabalpur / C/ DE/2001/ 3873/ D ( Q & C)] 

- D .R . MEHRA , Under Sccy. 

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2001 

का . नि . आ . 154. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इम 
चीफ , दक्षिण कमान द्वारा ले. कर्नल बी . एस . गिल का त्यागपत्र 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, वेलिंगटन में सदस्य का 
एक पद रिक्त हो गया है । 
[ फा. सं. 19/28 / पेलिंगटन/ सी/ डीई /2001/ 3874 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा , अवर सचिव 
New Delhi, the 27th August , 2001 
S . R . O . 154 . -- In pursuance of Sub -section ( 7 ) 
of Section 13 of thc Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifics that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Wellington by reason of the acceptance by the 
General Officer Commanding - in - Chief, Southern 
Command of the resignation ofLt. Col. B . S .Gill. 
[ F. No. 1928/ Wellington/ C/ DE/2001 / 3874/ D ( Q & C)] 

D. R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2001 
का . नि . आ . 155 . - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, वेलिंगटन ने उक्त 
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले. कर्मल अकाल सिंह को छावनी 
बोर्ड, वेलिंगटन का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15 , 2001 / भाद्र 24, 1923 


557 


ले. कर्नल बी. एस. गिल के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र 
स्वीकृत हो चुका है । 
[ फा . सं. 19/ 28 / वेलिंगटन/ सी/ डीई/ 2001 /3874/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 27th August , 2001 
S . R. O . 155. --- In pursuance of Sub -section( 7) 
of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifics that Lt. Col. 
Akal Singh has been nominated as a member of 
Cantonment Board , Wellington by Station Commander 
Wellington in exercise of the powers conferred under 
clause ( e ) of Sub - section ( 3 ) of Section 13 of that Act 
vice Lt. Col. B . S . Gill whose resignation has been 
accepted. 
[ F No. 19/28/ Wellington/ CIDE/ 2001/ 3874 / D ( Q & C)] 

___ D. R. MEHRA , Under Secy. 
नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2001 
का . नि . आ . 156 . - - छावमी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जमरल आफिसर कमांडिंग -इन 
चीफ , दक्षिण कमान द्वारा मेजर वी. पी. चिट्टे का त्यागपत्र स्वीकार 
कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, औरंगाबाद में सदस्य का एक 
पद रिक्त हो गया है । 
[ फा . सं. पी. सी. 19 / 47 / औरंगाबाद/ सी/ डीई / 2001 /3887 / डी 

( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा , अपर सचिव 
New Delhi, the 23rd August, 2001 
S . R . O . 156 . - In pursuance of Sub - section (7 ) 
of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifics that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Aurangabad by reason of the acceptance by 
the General Officer Commanding-in - Chief, Southern 
Command of the resignation ofMajor V. P. Chitto . 
[ F. No . PC -19/ 47/ Aurangabad/ C/ DE/ 2001/ 3887/ D ( Q & C )] 

_ D. R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2001 
का . नि . आ . 157 . --- छापनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा (7 ) के अमुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, औरंगाबाद ने 
उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले . कर्नल ए . वरण को छावनी 
बोर्ड, औरंगाबाद का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर 


वी. पी . चिट्टे के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत 
हो चुका है । 
[ फा . सं. पी . सी. 19/47/ औरंगाबाद/ सी / डीई /2001/3887/ डी ( क्यू 

___ एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा , अवर सचिष 
New Delhi, the 23rd August, 2001 
S . R . O . 157 . - In pursuance of Sub - section ( 7 ) 
of Section 13 ofthe Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifies that Lt. Col. A . 
Waran has been nominated as a member of Cantonment 
Board , Aurangabad by Station Commander Aurangabad 
in exercise of the powers conferred under clause (e ) of 
Sub - section (3) of Section 13 of that Act vice Major 
V . P. Chittc whose resignation has been accepted . 
[ E. No. PC -19/47/ Aurangabad / C / DE/ 2001/ 3887/ 

D ( Q & C )] 
D . R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2001 
का . नि . आ . 158 . - - छापनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन 
चीफ, मध्य कमान द्वारा ले. कर्नल एन. के. मारायन का त्यागपत्र 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बरेली में सदस्य का एक 
पद रिक्त हो गया है । 
[ फा . सं. 19/ 17 / बरेली/ सी / डीई / 2001 / 3886/ डी ( क्यू एण्ड सी )]] 

डी. आर . मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 24th August , 2001 
S . R . O . 138 . — In pursuance of Sub - scction (7 ) 
of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 (2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Bareilly by reason of the acceptance by the 
General Officer Commanding - in - Chief , Central Command 
ofthe resignation of Lt. Col. N. K . Narayan. 
[ E No. 19/ 17/ Bareilly/ C/ DE/2001 /3886 / D ( Q & C)] 

D . R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2001 
का . नि . आ . 159.-- छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 
2) . की धारा 13 की उपधरा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर , बरेली ने उक्त 
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले . कर्नल आर. के . कोचर को छावनी 
बोर्ड, बरेली का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन ले. कर्नल 


558 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


PART II — Sec . 4 ] 


एन. के . नारायन के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत 
हो चुका है । . 
[ फा. सं. 19 / 17 / मरेली/ सी/ डीई / 2001 / 3386 डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. नेहरा , अवर सचिव 
New Delhi, the 24th August, 2001 
S. R . O . 159 .- - In pursuance of Sub - section ( 7) 
of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifies that Lt. Col. R . 
K , Kochhar has been nominated as member of 
Cantonment Board , Bareilly by Station Commander, 
Bareilly in exercise of the powers conferred under clause 
( e ) of Sub -section ( 3 ) of Section 13 of that Act vice Lt. 
Col. N. K . Narayan whose resignation has been 
accepted . 
[ F. No . 19/ 17/ Bareilly / C/ DE/ 2001/ 3886/ D ( Q & C) ] 

___ D. R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2001 
का . नि . आ . 160. . - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन 
चीफ , मध्य कमान द्वारा मेजर मनोज कुमार का त्यागपत्र स्वीकार कर 
लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, शाहजहांपुर में सदस्य का एक पद 
रिक्त हो गया है । 
[ फा. सं. 19 / 30 / शाहजहांपुर/ सी/ डीई / 2001 / 3872/ डी 

( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अपर सचिव 
New Delhi, the 31st August, 2001 
S . R. O . 160. - In pursuance of Sub -section ( 7) 
of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Shahjahanpur by reason of the acceptance by 
the General Officer Commanding -in - Chief , Central 
Command of the resignation of Major Manoj Kumar. 
[ F. No. 19 /30/Shahjahanpur/ C/DE/ 2001 / 3872 / D ( Q & c)] 

D . R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2001 

का . नि . आ . 161. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधरा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर , शाहजहांपुर ने 
उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3 ) के खण्ड ( च ) में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेजर राजन खेत्रपाल को छावनी 
बोर्ड, शाहजहांपुर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर 


मनोज कुमार के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो 
चुका है । 
[ फा. सं. 19/ 30 / शाहजहांपुर/ सी/ डीई / 2001/ 3872/ डी 

__ ( क्यू एण्ड सी )] 

डी. आर. मेहरो , अपर सचिव 
New Delhi,the 31st August, 2001 
S. R. O . 161. - In pursuance of Sub -section ( 7 ) 
of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 (2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifies that Major 
Rajan Kheterpal has been nominated as member of 
Cantonment Board , Shahjahanpur by Station Commander , 
Shahjahanpur in exercise of the powers conferred under 
clause ( e) of Sub - section ( 3) of Section 13 of that Act 
vice Major Manoj Kumar whose resignation has been 
accepted . 
[ F. No . 19 / 30 / Shahjahanpur / C/ DE/2001/3872/ D ( Q &. C )] 

D. R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली , 30 अगस्त , 2001 

का . नि . आ . 162. - राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 
1948 ( 1948 का 31 ) के खंड 12 के उपखंड ( 1क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार लोक सभा के 
सांसद श्री प्रिय रंजन दास मुंशी तथा डा . ( कर्नल ) धनीराम सांडिल 
की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के 
सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है तथा इसके लिए भारत सरकार , 
रक्षा मंत्रालय के समय - समय पर यथा संशोधित 10 - 8 - 1983 के 
का . नि. आ . 76 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के शीर्ष के अंतर्गत -- 
" खंड 12 के उप - खंड ( 1) की धारा ( 1 ) के अंतर्गत " 

प्रविष्टि ( 14 ) तथा ( 15 ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां 
रखी जाएं , अर्थात् : 
" ( 14 ) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी, सांसद ( लोक सभा ) 

27 - 7 - 2001 से निर्वाचित ........" सदस्य । " 
" ( 15 ) डा . ( कर्नल ) धनीराम सांडिल, सांसद ( लोक सभा ) 

27 - 7 - 2001 से निर्वाधित ............. ... .... सदस्य । " 
[ फा. सं . 11( 51 )/ 92 / रक्षा( जी एस -6 )/ खण्ड-2 ] 

रजत दसा, अवर सचिव 
पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना 10 अक्तूबर, 1983 के का, नि. सं. 

76( अ ) के अंतर्गत प्रकाशित हुई तथा बाद में 

इसमें : 
1. दिनांक 18 - 8 - 1986 के का . नि. आ . संख्या 290 

2 . दिनांक 6 -4 - 1987 के का. नि . आ . संख्या 154 
• 3. दिमांक 25 - 9- 1987 के का. नि , आ . संख्या 298 

4 . दिनांक 28 -5 - 1990 के का. नि . आ. संख्या 110 


[ YTT II - 


95 4 ] 


47877 T 1793 :f 


r 


15 , 2001/ 15 24 , 1923 


559 


5. feci 28-6 - 1990 # 47. . 991. TOA 140 
6 . fi* 30- 9 - 1991 . f . 371. FCM 224 
7. fic 30 -9 - 1991 $11. f . 911. 101225 
8. ferth 20 -6 - 1992 % sĩ. f . II.H I 183 
9. fi* 20 - 5 - 1993 1. f . 371. FCH 184 
10 . f414 8 - 6 - 1993 . ff . 51. FET 071 
11. fois 19 - 4 - 1995 7. ft . 341. TOT 099 
12 . fi* 12 -9 – 1996 1. 7 . 291. HOT 162 
13. fri# 19 -6 - 1998 7. . 941. TEHT 092 
14. faj 19 - 5 - 2000 . FT. ST. HEA 125867 

संशोधित किया गया । 

New Delhi , the 30th August, 2001 

S. R . O . 162._ In exercise of the powers conferred 
by sub - sections ( 1) and (1A ) of Section 12 of the National 
Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948 ), the Central Government 
hereby notifies the appointment of Shri Priya Ranjan 
Dasmunsi and Dr. (Col.) Dhani Ram Shandil, Members of 
the Lok Sabha as Members of the Central Advisory 
Committeec for the National Cadet Corps and for that 
purpose amends the notification of the Government of India 
in the Ministry of Defence No. SRO 76 (E ) dated the 10th 
October, 1983, as amcnded from time to time, as follows, 
namely : — . 

In the said notification , under the heading 
" under clause (i) of sub -section (1) of Section 12 " 


for the entries (14 ) and (15 ), the following entries 
shall be substituted, namely : -- 
" ( 14 ) Shri Priya Ranjan Dasmunsi,Member of Parliament 

(Lok Sabha) Elected with effect from July 27 , 

2001.......Mamber.” 
" ( 15 ) Dr. (Cor.) Dhani Ram Shandil, Member of 

Parliament (Lok Sabha ) Elected with effect from 
July 27, 2001......... .......Member." 

[No. PC -11(51) /92/D (GS- VI)/ V61. Il 

RAJAT DATTA , Under Secy. 
Foot Note : The notification was published vide SRO No. 

76 (E ) , dated the 10th October, 1983 and 

subsequently amended vide : 
1. SRO NO. 290 dt. 18-8 - 1986 . 
2. SRO No. 154 dt. 6 -4 - 1987. 
3. SRO NO. 298 dt. 25 -9 -1987. 
4. SRO No. 110 dt. 28 -5 - 1990 . 
5. SRO No. 140 dt 28 -6 - 1990 . 
6. SRO No . 224 dt 30 - 9 - 1991. 
7 . SRO No. 225 dt, 30 - 9- 1991. 
8 . SRO No. 183 dt. 22 -6 - 1992. 
9. SRO No . 184 dt. 20 - 5 -1993 . 
10 . SRO No. 71 dt. 8 -6 - 1993. 
11 . SRO No. 99 dt 19 -4- 1995. 
12 . SRO NO . 162 dt. 12 - 9- 1996 
13 . SRO No. 92 dt. 19 - 6 - 1998 . 
14 . SRO No. 125 dt. 19 - 5 - 2000 . 


2744 01Levo / 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri , Now Dolhi- 110064 

And Publishod by tho Controllor of Publioations , Delhi- 110054 , 


